रजिस्ट्री सं० डी० एल - 33004/ 99 


REGD. NO D L .-33004 /99 


*To 


.AA 


सत्यमेव जयते 


i : 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (ii ) 
PARTI - Section 3 - Sub -section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अप्रैल 27 , 2000 / वैशाख 7, 1922 
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 2000 /VAISAKHA 7 , 1922 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 


सं. 296 ] 
No . 296 ] 


विधि , न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय 


( कंपनी कार्यविभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2000 


• का . आ . 419 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 ( 1956 का 1 ) की धारा 641 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची 10 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


अनुसूची 10 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् : 

" अनुसूची 10 

( धारा 574 और 611 देखिए ) 
रजिस्ट्रार को दी जाने वाली फीसों की सारणी 

अंश ( शेयर ) पूंजी वाली किसी कंपनी की बाबत 


संदेय फीस की 

रकम ( रु. ) 


4, 000 


1. किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 

1, 00, 000 रुपए से अधिक नहीं है । 
2. किसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 

1,00,000 रुपए से अधिक है ऊपर 4000 रुपए की फीस के साथ अभिहित 
पूंजी की रकम के अनुसार विनियमित निम्नलिखित अतिरिक्त फीस होगी : 


( क ) प्रत्येक 10,000 रुपए की अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी या 10,000 रुपए 

के भाग के लिए पहले 1, 00 ,000 रुपए के पश्चात् 5, 00 ,000 रुपए तक 
( ख ) प्रत्येक 10, 000 रुपए की अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी या 10, 000 रुपए 

के भाग के लिए पहले 5,00,000 रुपए के पश्चात् 50, 00, 000 रुपए तक 


1199 GI/ 2000 


2 


। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


संदेय फीस की 

रकम ( रु. ) 


3 . 


. 


( ग ) प्रत्येक 10, 000 रुपए की अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी या 10,000 रुपए 

के भाग के लिए पहले 50, 00,000 रुपए के पश्चात् 1 करोड़ रुपए तक 
( घ ) प्रत्येक 10, 000 रुपए की अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी या 10 ,000 रुपये 
के भाग के लिए पहले 1 करोड़ रुपए के पश्चात् 

परंतु जहां किसी कंपनी की अभिहित पूंजी की रकम के अनुसार विनियमित 
अतिरिक्त फीस दो करोड़ रुपए से अधिक हो वहां ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के 
लिए संदेय अतिरिक्त फीस की कुल रकम किसी भी दशा में दो करोड़ रुपए से 

अधिक नहीं होगी । 
कंपनी की अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी में किसी वृद्धि की सूचना फाइल करने के 
लिए वह अन्तर, जो वृद्धित अंश ( शेयर ) पूंजी के बराबर अभिहित अंश ( शेयर ) 
पूंजी सहित कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सूचना फाइल करने की तारीख पर देय 
फीस की सूचना फाइल करने वाली कंपनी की उस अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी की 
बराबर, जो उस वृद्धि से ठीक पूर्व उसका अंश है, अंश ( शेयर ) पूंजी सहित कंपनी 

का उस तारीख पर रजिस्ट्रीकरण करने के लिए देय फीस के बीच है । . . 
4. उन कंपनियों को छोड़कर जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण कराने के 

लिए कोई भी फीस देने से छूट इस अधिनियम द्वारा दी गई है, किसी विद्यमान कंपनी 
के रजिस्ट्रीकरण के लिए वही फीस प्रभारित की जाती है जो नई कंपनी का 

रजिस्ट्रीकरण करने के लिए ली जाती है । 
5 . 

ऐसे किसी दस्तावेज को , जिसे फाइल करना रजिस्ट्रीकृत करना या अभिलेखबद्ध 
करना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, फाइल करने, रजिस्ट्रीकरण या 

अभिलेखबद्ध करने के लिए : 
( क ) उस कंपनी की बाबत जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 1,00,000 रुपए 

से कम है । 
( ख ) उस कंपनी की बाबत जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 1, 00, 000 रुपए या 

उससे अधिक है किन्तु 5,00, 000 रुपए से कम है । 
( ग ) उस कंपनी की बाबत जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 5, 00, 000 रुपए या 

उससे अधिक है किन्तु 25 ,00 ,000 रुपए से कम है । 
( घ ) उस कंपनी की बाबत, जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 25,00 , 000 रुपए या 

उससे अधिक है । 
ऐसे किसी तथ्य को जिसे रजिस्ट्रार द्वारा अभिलेखबद्ध करना या रजिस्ट्रीकृत करना इस 
अधिनियम द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, अभिलेखबद्ध करने या रजिस्ट्रीकरण के 

लिए : 
( क ) उस कंपनी की बाबत, जिसकी अभिहित अंश ( शेयर) पूंजी 1, 00,000 रुपए से कम है । 
( ख ) उस कंपनी की बाबत, जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 1,00, 000 रुपए या 

उससे अधिक है किन्तु 5,00 , 000 रुपए से कम है । 
( ग ) उस कंपनी की बाबत जिसकी अभिहित अंश ( शेयर ) पूंजी 5, 00 , 000 रुपए या 

उससे अधिक है किन्तु 25, 00 ,000 रुपए से कम है । 
( घ ) उस कंपनी की बाबत, जिसकी अभिहित अंश ( शेयर) पूंजी 25 , 00 , 000 रुपए या 

उससे अधिक है । 
उस कंपनी की बाबत , जिसकी अंश ( शेयर ) पूंजी नहीं है : 
7. ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जिसके सदस्यों की वह संख्या, जो संगम 

अनुच्छेदों में कथित है , 20 से अधिक नहीं है । 


100 


200 


300 


500 


100 


200 


300 


500 


1 , 000 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संदेय फीस की 

रकम ( रु. ) 


8. 


2,500 


5 , 000 


ऐसी कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए, जिसके सदस्यों की वह संख्या, जो उसके 
संगम - अनुच्छेदों में कथित है, 20 से अधिक है किन्तु 100 से अधिक नहीं है । 
ऐसी कंपनी के जिसके सदस्यों की वह संख्या, जो उसके संगम - अनुच्छेदों में कथित 
है , 100 से अधिक है किन्तु अपरिसीमित नहीं कही गई है , रजिस्ट्रीकरण के लिए 
ऊपर उल्लिखित 2500 रु. की फीस के साथ पहले 100 सदस्यों के पश्चात् हर 50 

या उससे कम सदस्यों के लिए 10 रु. की अतिरिक्त फीस देय होगी । 
10. ऐसी कंपनी के , जिसके सदस्यों की संख्या संगम - अनुच्छेदों में अपरिसीमित 

___ कही गई है, रजिस्ट्रीकरण के लिए । 
11. कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् सदस्यों की संख्या में की गई किसी वृद्धि के 

रजिस्ट्रीकरण के लिए वही फीस देय होगी जो ऐसी वृद्धि की बाबत देय होती यदि 
ऐसी वृद्धि रजिस्ट्रीकरण के समय संगम - अनुच्छेदों में कथित होती : 
परन्तु कोई भी कंपनी अपनी सदस्य संख्या की बाबत कंपनी के प्रथम रजिस्ट्रीकरण 
पर संदत्त फीस को हिसाब में लेते हुए कुल मिलाकर 5000 रुपए से अधिक फीस देने 

की दायी नहीं होगी । 
12. उन कंपनियों को छोड़कर जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण की बाबत 

फीसों के संदाय से छूट प्राप्त है किसी वर्तमान कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए वही 

फीस देय होगी जो किसी नई कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के लिए लगती है । 
13. ऐसे किसी दस्तावेज को जिसे रजिस्ट्रार के यहां फाइल करना या रजिस्ट्रीकृत करना 

इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, फाइल करने या रजिस्ट्रीकरण के लिए । 
14. ऐसे किसी तथ्य को, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा अभिलेखबद्ध करना या रजिस्ट्रीकृत करना इस 

अधिनियम द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, अभिलेखबद्ध करने या रजिस्ट्रीकरण के लिए । " 
यह अधिसूचना तारीख 1 मई, 2000 को प्रवृत्त होगी । 


[ फा. सं. 1/ 15/91 - सीएल - V ] 

ए. रामास्वामी, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 

(Department of Company Affairs) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 27th April, 2000 


S .0419 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 641 of the 
Companies Act , 1956 ( 1 of 1956 ), the Central Government hereby makes the following 
amendments in Schedulex to the said Act , namely : 


For Schedule X , the following Schedule shall be substituted , namely : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IISec. 3 ( ii) ! 


" SCHEDULE - X 

( See sections 574 and 611 ) 
TABLE OF FEES TO BE PAID TO THE REGISTRAR 


In respect of a company having a share capital: 


of 


Amount 
fees 
To be paid 

(Rs.) 


1 . For registration of a company whose nominal share capital 

does not exceed Rs. 1 ,00 ,000 . 


4 , 000 


2 . For registration of a company whose nominal share capital 
: exceeds Rs. 1, 00 ,000 , the above fee of Rs. 4 , 000 with the 

following additional fees regulated according to the amount 
of nontinal capital: 


300 


( a ) for every Rs . 10 ,000 of nominal share capital or part of 

Rs . 10 , 000 after the first Rs. 1, 00 , 000 upto Rs. 5 , 00 , 000 


200 


(b ) for every Rs . 10 , 000 of nominal share capital or part of 

Rs . 10 , 000 after the first Rs. 5 , 00 ,000 upto Rs.50 , 00 ,000 


100 


( c ) for every Rs. 10 , 000 of nominal share capital or part of 

Rs. 10 ,000 after the first Rs. 50 , 00 ,000 upto Rs . 1 crore 


( d ) for every Rs . 10 ,000 of nominal share capital or part of 

Rs. 10 , 000 after the first Rs. 1 crore 


: 


50 


Provided that where the additional fees, regulated 
according to the amount of the nominal capital of a 
company, exceeds a sum of respees two crores, the total 
amount of additional fees payable for the registration of 
such companiy shall not, in any case , exceed rupees Iwo 
crores . 


3 . For filing a notice of any increase in the nominal share 

capital of a company, the difference between the fees 
payable on the date of filing the notice for the registration 
of a company with a nominal share capital equal to the 
increased share capital and the fees paid on such date for 
the registration of a company with a share capital equal to 
the nominal share capital of the company filing the notice 
inimediately before the increase . 


4 . For registration of any existing company, except such 

companies as are by this Act exempted from payment of 
fees in respect of registration under this Act, the same fee 
is charged for registering a new company. 


[ TT II — Que 3 ( ii ) ] 


Ha 


175797 . 77871T 


5 . For filing , registering or recording any document by this 

Act required or authorised to be filed , registered or 
recorded - 


100 


( a ) in respect of a company having a nominal share 

capital of less than Rs . 1,00 ,000 


200 


(b ) in respect of a company having a nominal share 

capital of Rs . 1 ,00 , 000 ormore but less than 
Rs .5 , 00 ,000 


300 


(c ) in respect of a company having a nominal share 

capital of Rs.5 , 00 ,000 or more but less than 
Rs. 25 ,00 ,000 


500 


( d ) in respect of a company having a nominal share 

capital of Rs.25 , 00 , 000 or miore 


6 . For making a record of or registering any fact by this Act 

required or authorised to be recorded or registered by the 
Registrar 


100 


( a ) in respect of a company having a nominal share 

capital of less than Rs . 1, 00 ,000 


200 


( b ) in respect of a company having a nominal share 

capital of Rs . 1, 00 , 000 or more but less than 
Rs. 5, 00 ,000 


300 


( c ) in respect of a company having a nominal share . 

capital of Rs. 5 ,00 ,000 or more but less than 
Rs.25,00 ,000 


500 


( d ) in respect of a company having a nominal share 

capital of Rs.25 ,00 , 000 or more 


II. 


In respect of a company not having a share capital: 


1 ,000 


7 . For registration of a company whose number of members 

as stated in the articles of association , does not exceed 20 


2 , 500 


8 . For registration of a company whiose nuniber of members 

as stated in the articles of association , exceeds 20 but does 
not exceed 100 


9 . For registration of a company whose number ofmembers 

as stated in the articles of association , exceeds 100 but is not 
stated to be unlimited , the above fee of Rs. 2 , 500 with an 
additional Rs. 10 for every 50 members , or less number than 
50 menibers , after the first 100 . 


5 , 000 


10 . For registration of a company in which the number of 

members is stated in the articles of association to be unlimited . 
119961.2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II ~ Sec. 3 ( ii )] 


11. For registration of any increase in the number ofmembers 

made after the registration of the company , the same fees 
as would have been payable in respect of such increase , if 
such increase had been stated in the articles of association 
at the time of registration : 


Provided that no company shall be liable to pay on the 
whole a greater fee than Rs. 5 ,000 in respect of its number 
of members , taking into account the fee paid on the first 
registration of the company . 


12 . For registration of any existing company except such 

companies as are by this Act exempted from payment of 
fees in respect of registration under this Act, the same fee 
as is charged for registering a new company. 


13 . For filing or registering any document by this Act required 

or authorised to be filed or registered with the Registrar. 


14 . For making a record of or registering any fact by this Act 

required or authorised to be recorded or registered by the 
Registrar," 


This Notification shall come into force on the 1s day of May, 2000 " . 


[F. No. 1/15 /91-CL - VJ 
A . RAMASWAMY , Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 2000 


